सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 आश्विन , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 774 राँची, शनिवार , 


5 अक्टूबर , 2019 ( ई ० ) 


उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग । 


अधिसूचना 
4 अक्टूबर , 2019 


1 . 


संख्या:- 1 / नीति -28/ 2018-2462 झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 ( झारखंड उत्पाद अधिनियम II , 
1915 ) की उपधारा 1 एवं उपधारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड के राज्यपाल , 
विभागीय अधिसूचना संख्या 2135 दिनांक 24.12.2018 द्वारा अधिसूचित एवं विभागीय अधिसूचना संख्या 
439 दिनांक 02.03.2019 द्वारा संशोधित " झारखंड उत्पाद ( मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती 
एवं संचालन ) नियमावली, 2018 " में निम्नरूपेण संशोधन करते हैं - 

संक्षिप्त नाम , विस्तार एवं आरम्भ 
( 1 ) यह नियमावली " झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं 

संचालन ) ( संशोधन ) नियमावली, 2019 " कही जायेगी । 
( 2 ) यह अधिसूचना संपूर्ण झारखंड राज्य क्षेत्र में लागू होगा । 
( 3 ) उक्त अधिसूचना गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी। 
मूल नियमावली के नियम संख्या 2 ( xxx), 11 , 14 ( vi), 24 , 25 (3) एवं 25(5) में संशोधन/ प्रतिस्थापन तथा 
नियम संख्या 2( xxxvi), 3( iv), 6(1) से (7) तथा 14 ( vi )(5 ) का विलोपन निम्नवत किया जाता है - 


2 . 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शनिवार , 5 अक्टूबर , 2019 
वर्तमान नियम 

संशोधित/ प्रतिस्थापित नियम 


क्र ० 


मूल नियम 


संख्या 


2 ( xxx ) 


. 


" अतिरिक्त उत्पाद कर " का तात्पर्य , देशी/ मसालेदार / Flavoured | " अतिरिक्त उत्पाद कर " का तात्पर्य, देशी/ मसालेदार / Flavoured देशी 
देशी मदिरा, विदेशी शराब/बीयर इत्यादि के अधिकतम खुदरा बिक्री | मदिरा, विदेशी शराब/ बीयर इत्यादि के अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य को 
मूल्य को अगले पूर्णांक तक पूर्णांकित किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त निम्नवत पूर्णांकित किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त अंतर की धनराशि से 
अंतर की धनराशि से है, जो आसवनी/ यवासवनी, बोतलबंदी इकाई है, जो खुदरा अनुज्ञाधारियों से JSBCL के थोक बिक्री गोदाम स्तर पर 
स्तर पर वसूलनीय होगी। 

वसूलनीय होगी 


क ) 01 से 90 रूपये तक MRP वाली मदिरा - अगले 5 रू 0 के गुणांक 

में पूर्णांकित की जायेगी । 


ख) 91 से 950 रूपये तक MRP वाली मदिरा - अगले 10 रू0 के गुणांक में 

पूर्णांकित की जायेगी । 


ग) 951 से 1950 रूपये तक MRP वाली मदिरा - अगले 50 रू 0 के गुणांक 

में पूर्णांकित की जायेगी । 


घ ) 1951 से अधिक मूल्य की MRP वाली मदिरा - अगले 100 रू0 के 

गुणांक में पूर्णांकित की जायेगी । 


2 


2( xxxvi) 


विलोपित । 


" बीयर एवं वाइन की ऑफ बिक्री की दुकान " से अभिप्रेत है, 15 % v/ v 
से कम अल्कोहलिक शक्ति की मदिरा यथा बीयर , वाईन , ब्रीजर 
इत्यादि की बिक्री की ऑफ दुकान । 


3 


3(iv) 


विलोपित । 


बीयर एवं वाइन की आफ बिक्री की दुकान - इन दुकानों के द्वारा 
कम अल्कोहलिक शक्ति की मदिरा (15 % v/v से न्यून) यथा बीयर, 
वाईन, ब्रीजर इत्यादि की बिक्री की जायेगी । ये अनुज्ञप्तियाँ उन्हीं 
Grocery/ General Stores की दुकान , को दी जायेंगी, जो कम - से-कम 
3 (तीन ) वर्षों से संचालित की जा रही हों । 


4 


6 


विलोपित । 


बीयर एवं वाईन की ऑफ दुकान का संचालन - (1) नगर निकायों में 
ये अनुज्ञप्तियाँ वैसे Grocery/ General Stores को दी जायेंगी, जो 
कम - से - कम तीन वर्ष से कार्यरत हो । नगर निगम क्षेत्र में इस प्रकार 
की दुकान के लिए , आवेदक का विगत वर्ष का GST Return में कम 
से -कम 50 (पचास) लाख रूपये की राशि तथा नगरपरिषद क्षेत्र व 
नगर पंचायत क्षेत्र में इस प्रकार की दुकान के लिए आवेदक का विगत 
वर्ष का GST Return में कम - से-कम 30 (तीस ) लाख रूपये की 
राशि विगत वित्तीय वर्ष में दाखिल की गई हो । 


( 2 ) बीयर एवं वाईन की आफ दुकान की संख्या जिलावार 
निर्धारित की जायेगी । दुकानों की संख्या का निर्धारण उस जिला के 
लिए स्वीकृत कुल खुदरा उत्पाद दुकानों की संख्या का 10% से 
अधिक नहीं होगा। ये अनुज्ञप्तियाँ सामान्यतः एक वित्तीय वर्ष के 
लिए प्रदान की जाएंगी एवं प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष में इनका 
नवीकरण विभाग द्वारा निर्धारित राजस्व की शत्र्तो के अनुरूप किया 
जायेगा। इस प्रकार की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किये 
जायेंगे एवं जिलावार विभाग द्वारा आकलित संख्या से अधिक 
संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर लॉटरी विधि से इन दुकानों की 
बंदोबस्ती की जायेगी। विभाग द्वारा आकलित संख्या से कम 
आवेदन प्राप्त होने पर योग्य आवेदकों के साथ दुकानों की बंदोबस्ती 
कर दी जायेगी । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शनिवार , 5 अक्टूबर , 2019 


3 


( 3 ) इन दुकानों में बीयर/ वाईन/ ब्रीजर इत्यादि का उपभोग 
प्रतिबंधित है । 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को 
बीयर /वाईन/ ब्रीजर इत्यादि की बिक्री नहीं की जायेगी। अनुज्ञप्ति 
परिसर में मदिरा उपभोग करते हुए पाये जाने पर अनुज्ञप्तिधारी 
झारखंड उत्पाद अधिनियम , 1915 के सुसंगत धाराओं के तहत दण्ड 
का भागी होगा एवं उसकी अनुज्ञप्ति भी विखंडित की जा सकती है । 


( 4 ) इस प्रकार की अनुज्ञप्तियों का अनुज्ञप्ति शुल्क रू० 
120000/ - (एक लाख बीस हजार रूपये) प्रति वित्तीय वर्ष होगा तथा 
वित्तीय वर्ष के बीच में बंदोबस्ती होने पर समानुपातिक रूप से 
अनुज्ञप्ति शुल्क देय होगा । बीयर एवं वाईन की ऑफ 
अनुज्ञाधारी रू० 120000/- (एक लाख बीस हजार रूपये) जमानत 
की राशि ( Security Deposit) के रूप में जमा करेगा । 


दुकान का 


( 5 ) अनुज्ञप्तिधारी बीयर/वाईन का उठाव झारखंड राज्य 
बिवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड के थोक बिक्री गोदाम से करेगा । 
मदिरा के उठाव हेतु अनुज्ञाधारी JSBCL के थोक बिक्री मूल्य , 
उत्पाद कर एवं उत्पाद परिवहन कर ( Excise Transport Duty ) 
सहित , अग्रिम रूप में जमा करेगा । 


( 6) इन दुकानों के लिए न्यूनतम प्रत्याभूत डयूटी निर्धारित नहीं की 
जायेगी । 


( 7) अनुज्ञाधारी को बीयर को ठंडा रखने के लिए फ्रीज की व्यवस्था 
करनी होगी एवं इसे चालू अवस्था में रखना होगा। 


5 


11 


खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती की तिथि का निर्धारण - (1) | खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती की तिथि का निर्धारण - (1) विभिन्न 
विभिन्न जिलों में किसी अवधि के लिए बंदोबस्ती की प्रथम तिथि का जिलों में किसी अवधि के लिए बंदोबस्ती की प्रथम तिथि का निर्धारण 
निर्धारण आयुक्त उत्पाद द्वारा निश्चित एवं अधिसूचित की आयुक्त उत्पाद द्वारा निश्चित एवं अधिसूचित की जायेगी ।बंदोबस्ती की 
जायेगी। बंदोबस्ती की इन तिथियों को प्रमुख समाचार पत्रों में इन तिथियों को प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करते हुए अनुज्ञप्ति 
प्रकाशित करते हुए अनुज्ञप्ति पदाधिकारियों को सूचित किया | पदाधिकारियों को सूचित किया जायेगा । अनुज्ञप्ति पदाधिकारी अपने 
जायेगा। अनुज्ञप्ति पदाधिकारी अपने जिलों से संबंधित दुकानों की जिलों से संबंधित दुकानों की विस्तृत सूची एवं वांछित सूचनाओं को 
विस्तृत सूची एवं वांछित सूचनाओं को प्रकाशित कराते हुए प्रकाशित कराते हुए अभ्यावेदन आमंत्रित करेंगे तथा निर्धारित तिथियों 
अभ्यावेदन आमंत्रित करेंगे तथानिर्धारित तिथियों को विभाग द्वारा | को विभाग द्वारा विहित प्रक्रिया के तहत बंदोबस्ती की कार्रवाई संपादित 
विहित प्रक्रिया के तहत बंदोबस्ती की कार्रवाई संपादित करायेंगे । करायेंगे । 


( 2 ) अनुज्ञप्ति पदाधिकारी द्वारा प्रथम चक्र की बंदोबस्ती के ( 2 ) अनुज्ञप्ति पदाधिकारी द्वारा बंदोबस्ती प्रक्रिया के पश्चात सभी 
पश्चात शेष अनुज्ञप्तियों के बंदोबस्ती की तिथि की घोषणा की वैधानिक औपचारिकताओं के पूर्ण होने पर शेष अनुज्ञप्तियों के बंदोबस्ती 
जायेगी एवं कार्यक्रम को अधिसूचित एवं प्रकाशित किया जायेगा । की तिथि की घोषणा की जायेगी एवं कार्यक्रम को अधिसूचित एवं 
राजस्व हित में अबंदोबस्त अनुज्ञप्तियों की बंदोबस्ती हेतु अविलंब | प्रकाशित किया जायेगा। राजस्व हित में अबंदोबस्त अनुज्ञप्तियों की 
( अधिकतम 7 दिनों के अंदर) पुनः बंदोबस्ती अधिसूचना प्रकाशित बंदोबस्ती हेतु यथाशीघ्र (किसी चरण में संपूर्णबंदोबस्ती प्रक्रिया के पूर्ण 
कर दी जायेगी । 

होने के 3 सप्ताह के अंदर) पुनः बंदोबस्ती अधिसूचना प्रकाशित कर दी 

जायेगी । 
( 3 ) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात खुदरा उत्पाद 
दुकानों का संचालन प्रारम्भ करने की तिथि, आयुक्त उत्पाद द्वारा | ( 3) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात खुदरा उत्पाद दुकानों का 
अलग से घोषित की जायेगी । 

संचालन प्रारम्भ करने की तिथि, आयुक्त उत्पाद द्वारा अलग से घोषित 
की जायेगी । 


6 


14( vi) 


पैन कार्ड एवं ITR/ GST Return की छायाप्रति निम्नरूपेण | पैन कार्ड एवं ITR/ GST Return की छायाप्रति निम्नरूपेण संलग्न 


संलग्न करना होगा 


करना होगा - 


4 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शनिवार , 5 अक्टूबर , 2019 


क्र ० 


पैन 


ITR /GST 


दुकान का 


ITR /GST 


पैन कार्ड / 


क्र ० 


ITR /GST 
Return में 


दुकान का 


Return 


ITR / G 

ST 
Return 


कार्ड / 


GSTIN 


Return में दर्ज 


प्रकार 


प्रकार 


GSTIN 


आय/ 


दर्ज आय / 


Turnover 


Turnover 


1 


अनिवार्य 


देशी शराब की 
ऑन एवं ऑफ 


PAN 
अनिवार्य 


1 


अनिवार्य 


नहीं है । 


देशी शराब की 
ऑन एवं ऑफ 


PAN 
अनिवार्य 


है । 


नहीं है । 


दुकान 


दुकान 


2 


विदेशी 


शराब 


2.5 लाख रूपये 


PAN 
अनिवार्य 


ITR 
अनिवार्य 


2 


विदेशी 


शराब 


ITR 


2.5 


लाख 


PAN 
अनिवार्य 


की ऑफ दुकानें 


अनिवार्य 


की ऑफ दुकानें 


है । 


है । 


से अधिक { गत 
कर निर्धारण 


रूपये से अधिक 


है । 


है । 


{वित्तीय वर्ष 


वर्ष 


2016-17, कर 
निर्धारण वर्ष 


(Assessment 
Year) } 


3 


ऑफ एवं ऑन 


2.5 लाख रूपये 


( Assessment 
Year ) 2018 
18 } 


PAN 
अनिवार्य 


ITR 
अनिवार्य 


कम्पोजिट 


से अधिक { गत 


है । 


है । 


दुकान 


कर 


निर्धारण 


3 


ऑफ एवं ऑन 


2.5 


लाख 


PAN 
अनिवार्य 


ITR 
अनिवार्य 


वर्ष 


कम्पोजिट 


रूपये से अधिक 


है । 


है । 


( Assessment 
Year ) } 


दुकान 


{ वित्तीय वर्ष 


2016-17, कर 
निर्धारण वर्ष 


4 


मॉल में विदेशी 


5 लाख रूपये से 


GSTIN 
अनिवार्य 


GST 
Return 
अनिवार्य 


मदिरा की ऑफ 


है । 


( Assessment 
Year ) 2018 
18 } 


अधिक 

{ गत 
कर निर्धारण 


दुकानें 


है । 


वर्ष 


4 


मॉल में विदेशी 


5 


लाख 


GSTIN 
अनिवार्य 


( Assessment 
Year ) } 


GST 
Return 
अनिवार्य 


मदिरा की ऑफ 


है । 


रूपये से अधिक 
{वित्तीय वर्ष 


5 


दुकानें 


विलोपित । 


है । 


2016-17 , 


कर 


निर्धारण वर्ष 


6 


2 करोड़ रूपये से 


(Assessment 
Year) 2018 
18 } 


Departmental 
Stores में 


GSTIN 
अनिवार्य 


GST 
Return 
अनिवार्य 


अधिक गत कर 
निर्धारण वर्ष 


है । 


5 


बीयर एवं वाइन 
की ऑफ बिक्री 


GSTIN 
अनिवार्य 
है । 


GST 
Return 
अनिवार्य 


( Assessment 
Year) 


की दुकान 


विगत वर्ष में 
50 लाख रूपये 
से अधिक (नगर 
निगम क्षेत्र के 
लिए) एवं 30 
लाख रूपये से 
अधिक ( अन्य 
क्षेत्रों के लिए) 
(Assessment 
Year 2017-18 ) 


भारत निर्मित | है । 
विदेशी 
मदिरा/ आयाति 
त विदेशी 
मदिरा ( मूल में 
बोतलबंद ) की 
बिक्री की दुकानें 


6 


GSTIN 
अनिवार्य 
है । 


GST 
Return 
अनिवार्य 


राज्य में मदिरा के विनिर्माणकत्र्ता/ आपूत्र्तिकत्र्ता अनुज्ञप्तिधारी , 
खुदरा अनुज्ञप्तियों के लिए आवेदन समर्पित करने हेतु योग्य पात्र नहीं 
होंगे। 


2 करोड़ रूपये 
से अधिक 
विगत वर्ष 
( Assessment 
Year 2017-18 ) 


Departmental 
Stores में 
भारत निर्मित 
विदेशी 
मदिरा/ आयाति 

विदेशी 
मदिरा ( मूल में 
बोतलबंद ) की 
बिक्री की दुकानें 


है । 


राज्य में मदिरा के विनिर्माणकर्ता/ आपूर्तिकर्ता अनुज्ञप्तिधारी , 
खुदरा अनुज्ञप्तियों के लिए आवेदन समर्पित करने हेतु योग्य पात्र 
नहीं होंगे। 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शनिवार , 5 अक्टूबर , 2019 


5 


7 


24 


- 


क्र ० 


1 


मासिक उत्पाद परिवहन कर का भुगतान - (1) प्रत्येक दुकान के | मासिक उत्पाद परिवहन कर का भुगतान - ( 1) प्रत्येक दुकान 

के लिए 
लिए निर्धारित वार्षिक उत्पाद परिवहन कर के 12वें भाग का | निर्धारित वार्षिक उत्पाद परिवहन कर, JSBCL द्वारा संधारित बैंक 
भुगतान , उत्पाद परिवहन कर जमा करने हेतु JSBCL द्वारा | खाता में अग्रिम रूप से प्रत्येक माह की 25 वीं तिथि तक निम्न तालिका 
संधारित बैंक खाता में अग्रिम रूप से प्रत्येक माह की 15 वीं तिथि के अनुसार जमा करना अनिवार्य होगा 
तक करना अनिवार्य होगा। 15 वीं तारीख तक उत्पाद परिवहन कर 

त्रैमास 

माह का 
जमा नहीं करने पर विलंब होने की स्थिति में मासिक देय उत्पाद 

न्यूनतम प्रत्याभूत 

नाम उत्पाद परिवहन कर का 
परिवहन कर पर प्रति दिन 5 % की दर से विलंब शुल्क की राशि 

प्रतिशत 
परिगणित कर वसूल की जायेगी । यदि माह के 15 वीं को अवकाश हो , 
तो उसके अगले कार्य दिवस को उत्पाद परिवहन कर जमा किया जा 

प्रथम अप्रैल 

9 % 
सकेगा एवं ऐसी परिस्थिति में विलंब शुल्क की राशि देय नहीं होगी । 

त्रैमास 
मई 

9 % 
सामान्यतः दुकान का उत्पाद परिवहन कर वित्तीय वर्ष के अप्रैल 
माह से जमा किया जायेगा, परंतु यदि दुकान की बंदोबस्ती वित्तीय 

9 % 

जून 
वर्ष के मध्य में होती है, तो उस माह की शेष अवधि के लिए उत्पाद 

2 द्वितीय जुलाई 

6 % 
परिवहन कर समानुपातिक रूप में जमा किया जायेगा तथा आगामी 
माह से प्रत्येक माह में वार्षिक उत्पाद परिवहन कर का 1/12 वाँ जमा 

त्रैमास अगस्त 

6 % 
किया जायेगा। 

सितम्बर 
( 2 ) उत्पाद परिवहन कर की राशि प्राप्त करने के उपरांत JSBCL के 

3 तृतीय 

9 % 

अक्टूबर 
द्वारा इसे प्रत्येक सोमवार या अगले कार्य दिवस को राज्य कोषागार 

त्रैमास 
में जमा कर दिया जायेगा । JSBCL के द्वारा मदिरा आपून्तिकत्र्ता 

नवम्बर 

9 % 
कम्पनियों को मदिरा का JSBCL में लैंडिंग मूल्य का भुगतान 

भी 

दिसम्बर 

9 % 
प्रत्येक सोमवार अथवा उसके अगले कार्य दिवस को कर दिया 


7 % 


जायेगा । 


4 


जनवरी 


9 % 


चतुर्थ 
त्रैमास 


फरवरी 


9 % 


मार्च 


9 % 


100 % 


कुल 


. 


25 वीं तारीख तक उत्पाद परिवहन कर जमा नहीं करने पर विलंब 
होने की स्थिति में मासिक देय उत्पाद परिवहन कर पर प्रति दिन 5 % की 
दर से विलंब शुल्क की राशि परिगणित कर वसूल की जायेगी। यदि माह 
के 25 वीं तिथि को अवकाश हो, तो उसके अगले कार्य दिवस को उत्पाद 
परिवहन कर जमा किया जा सकेगा एवं ऐसी परिस्थिति में विलंब शुल्क 
की राशि देय नहीं होगी। सामान्यतः दुकान का उत्पाद परिवहन कर 
वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह से जमा किया जायेगा , परंतु यदि दुकान 

की 
बंदोबस्ती वित्तीय वर्ष के मध्य में होती है, तो उस माह की शेष अवधि के 
लिए उत्पाद परिवहन कर समानुपातिक रूप में जमा किया जायेगा तथा 
आगामी माह से प्रत्येक माह के लिए निर्धारित उत्पाद परिवहन कर के 


अनुरूप जमा किया जायेगा । 


( 2 ) उत्पाद परिवहन कर की राशि प्राप्त करने के उपरांत JSBCL के 

द्वारा इसे प्रत्येक सोमवार या अगले कार्य दिवस को राज्य कोषागार में 
जमा कर दिया जायेगा । JSBCL के द्वारा मदिरा आपून्तिकत्र्ता 
कम्पनियों को मदिरा का JSBCL में लैंडिंग मूल्य का भुगतान भी प्रत्येक 
सोमवार अथवा उसके अगले कार्य दिवस को कर दिया जायेगा । 


8 


25 ( 3 ) 


अनुज्ञप्तिधारी मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत कर (डयूटी) के अनुरूप | i) अनुज्ञप्तिधारी मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत कर (डयूटी) के अनुरूप 
मदिरा का उठाव माह की अंतिम तिथि तक कर सकता है, परंतु वह | मदिरा का उठाव माह की अंतिम तिथि तक कर सकता है, परंतु वह मदिरा 
मदिरा के उठाव हेतु सभी प्रकार के वांछित शुल्कों / कर के भुगतान के | के उठाव हेतु सभी प्रकार के वांछित शुल्कों/कर के भुगतान के पश्चात माह 


6 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शनिवार , 5 अक्टूबर , 2019 
पश्चात माह की 25 वीं तारीख तक Indent , JSBCL के थोक बिक्री | की 25 वीं तारीख तक Indent, JSBCL के थोक बिक्री केन्द्र को परमिट के 
केन्द्र को परमिट के साथ उपलब्ध करा देगा, ताकि ससमय मदिरा का साथ उपलब्ध करा देगा, ताकि ससमय मदिरा का निर्गमन दिया जा सके । 
निर्गमन दिया जा सके । यदि अनुज्ञप्तिधारी किसी अपरिहार्य यदि अनुज्ञप्तिधारी उक्त माह के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत कर 
कारणवश उक्त माह के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत कर | (डयूटी) के अनुरूप मदिरा का उठाव नहीं कर पाता है, तो उसे उस न्यूनतम 
( डयूटी) के अनुरूप मदिरा का उठाव नहीं कर पाता है, तो वह लिखित प्रत्याभूत कर ( डयूटी),जिसका उठाव नहीं किया गया है, के समतुल्य राशि 
रूप से अनुरोध कर सकेगा कि नहीं उठायी गई मात्रा को अगले माह के कोषागार में जमा कर देना होगा। ऐसा नहीं करने पर शेष बचे न्यूनतम 
10 वीं तारीख तक अवश्य उठाव कर लेगा । यदि अनुज्ञाधारी अगले प्रत्याभूत कर (डयूटी) पर प्रतिदिन 5 % की दर से विलंब शुल्क जमा 
माह की 10 वीं तारीख तक ऐसा नहीं करता है, तो उसे उस न्यूनतम | करना होगा । 
प्रत्याभूत कर ( डयूटी), जिसका उठाव नहीं किया गया है, के समतुल्य 
राशि कोषागार में जमा कर देना होगा । ऐसा नहीं करने पर शेष बचे 

मार्च माह का न्यूनतम प्रत्याभूत कर ( डयूटी) के समतुल्य मदिरा का 

उठाव अप्रैल माह में नहीं किया जा सकेगा। 
न्यूनतम प्रत्याभूत कर ( डयूटी) पर प्रतिदिन 5 % की दर से विलंब 
शुल्क जमा करना होगा। 

ii ) कम्पोजिट दुकान के अनुज्ञाधारी को प्रत्येक माह हेतु निर्धारित 
किसी माह के शेष बचे न्यूनतम प्रत्याभूत कर (डयूटी) के समतुल्य 

न्यूनतम प्रत्याभूत उत्पाद कर के 12 % उत्पाद कर के समतुल्य 
मदिरा का अगले माह में उठाव का अवसर वित्तीय वर्ष म । देशी/मसालेदार देशी शराब का उठाव अवश्य करना होगा। 
अधिकतम दो बार अनुज्ञप्तिधारी को दिया जायेगा, परंतु यह दो बार 
का अवसर लगातार ( Consecutive) महीने में नहीं दिया जायेगा । 
मार्च माह का न्यूनतम प्रत्याभूत कर (डयूटी) के समतुल्य मदिरा का 
उठाव अप्रैल माह में नहीं किया जा सकेगा। 


9 


25 ( 5 ) 


यदि खुदरा उत्पाद अनुज्ञाधारी दुकान के लिए निर्धारित न्यूनतम | यदि खुदरा उत्पाद अनुज्ञाधारी , दुकान के लिए निर्धारित न्यूनतम 
प्रत्याभूत कर (डयूटी ) ( Minimum Guraneed Duty) की राशि के | प्रत्याभूत कर (डयूटी) ( Minimum Guraneed Duty), की राशि के 
समतुल्य मदिरा से अधिक मदिरा का उठाव करना चाहता है, तो उसे | समतुल्य मदिरा से अधिक मदिरा का उठाव करना चाहता है, तो उसे 
समानुपातिक रूप से उत्पाद परिवहन कर ( Excise Transport | समानुपातिक रूप से उत्पाद परिवहन कर ( Excise Transport Duty ) भी 
Duty) भी अग्रिम रूप में जमा करना होगा । 

अग्रिम रूप में जमा करना होगा। अनुज्ञाधारी के Wallet ( अनुज्ञप्ति हेतु 
सृजित लेन देन से संबंधित खाता) में से समानुपातिक अतिरिक्त उत्पाद 
परिवहन कर की कटौती JSECL के द्वारा प्रत्येक माह के 30 तारीख को 
कर ली जायेगी एवं इसे अगले सोमवार को राज्य कोषागार में जमा कर 
दिया जायेगा । 


3 . 


मूल नियमावली तथा अधिसूचना संख्या 439 दिनांक 02.03.2019 द्वारा संशोधित नियमावली में 
संशोधित नियम के अतिरिक्त शेष नियम यथावत रहेंगे । 


झारखंड राज्यपाल के आदेश से , 


राहुल 

शर्मा, 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 774 -- 50 


